निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र 1934 ( NO ) 
पटना , शुक्रवार , 24 अगस्त 2012 


( सं० पटना 424 ) 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

23 अगस्त 2012 
सं0 नि प्रा०/ नि० 1 - 16/ 2012/9375 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9258 , दिनांक 30.07 . 
2012 द्वारा सहकारी साख एवं विपणन संरचना अंतर्गत व्यापार मंडल, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं बिस्कोमान से संबद्ध विभिन्न 
विशेष सहयोग समिति एवं बिहार राज्य हाऊसिंग फेडरेशन से संबद्ध प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सहयोग समितियों के 
निर्वाचन हेतु अधिसूचित परिशिष्ट - 1 के क्रमांक -20 पर अंकित नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड , कदवा एवं 
परिशिष्ट - 2 ( प्रथम चरण ) के क्रमांक - 32 पर अंकित हरिग्राम बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड , बरारी , क्रमांक - 33 पर अंकित 
कटिहार कृषि मशीनरी वर्कर सहयोग समिति लिमिटेड , कटिहार एवं क्रमांक - 34 पर अंकित सोशल वेलफेयर सोसाईटी 
लिमिटेड , कटिहार को विलोपित किया जाता है । 
2. शेष यथावत रहेंगे। 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 424 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


